निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 904) 


25 अग्रहायण 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 16 दिसम्बर 2013 


ऊर्जा विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

3 अक्तूबर 2013 
सं0 प्र02 / विविध - 42 / 13 - 27 - सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या - 12 / प0 
( मूको० ) 4023 / 11 - सा0प्र0 - 15183 , दिनांक 18.09 .2013 द्वारा ऊर्जा विभाग को सौंपी गई बिहार प्रशासनिक सेवा के 
मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर प्रभार ग्रहण 
करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


| क्र0सं0 


वर्तमान पदस्थापन - प्रतिनियुक्ति का पद एवं स्थान का नाम 


पदाधिकारी का नाम कोटि 
क्रमांक एवं गृह जिला 


2 


1 | श्री राकेश रंजन , 835 / 11, वरीय उप - समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, (मानव 
पटना 

गोपालगंज 

संसाधन / प्रशासन), नॉर्थ बिहार पावर 

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना 
2 श्री अनुराग कौशल सिंह, वरीय उप - समाहर्ता, पूर्वी विशेष कार्य पदाधिकारी, (मानव 
1067 / 11, भोजपुर 

चम्पारण, मोतिहारी संसाधन / प्रशासन), साउथ बिहार पावर 

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 दिसम्बर 2013 
श्री उपेन्द्र कुमार, 846 / 11, विशेष कार्य पदाधिकारी , | विशेष कार्य पदाधिकारी, ( मानव 
पटना 

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य संसाधन / प्रशासन), बिहार स्टेट पावर 

निषेध विभाग , पटना | ( होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना 
श्री अजय कुमार मिश्र, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, (मानव 
1039 / 11, बक्सर 

नगर परिषद्, जमुई संसाधन / प्रशासन), बिहार स्टेट पावर 

ट्रॉन्समिशन कंपनी लिमिटेड, पटना 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 904 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


